पंजीयन क्रमांक 
“secthentg /St / 09 /203-205.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-200i.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 409 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 अगस्त 2024--- श्रावण 6, शक 946 


वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 23 जुलाई 2024 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 04-60 / 2008 / 40-4 / वन.--- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा 
भर्ती नियम, 2042 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात्‌:- 


संशोधन 
उक्त नियमों में,- 
4. नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (च) का लोप किया जाये | 


2. नियम 43 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌:ः- 


"43. परिवीक्षा.- (3) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 3 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर 
नियुक्त किया जायेगा | 


(2) सेवा में पदोन्नति द्वारा पदस्थ किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिए स्थानापनन हैसियत 
से नियुक्त किया जायेगा |” 


3. अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्‌:- 


“अनुसूची-तीन 
(नियम 8 देखिये) 
Um. | सेवा /पद का नाम न्यूनतम अधिकतम विहित शैक्षणिक अहता नियुक्ति प्राधिकारी 
आयु सीमा| आयु सीमा 
(2) (3) (4) (6) 6) 
सहायक ग्रेड-तीन 8 वर्ष 30 वर्ष |७) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से | वन मुख्यालय हेतु :- 
प्रधान मुख्य वन (छत्तीसगढ़ (40+2) परीक्षा उत्तीर्ण अपर प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक कार्यालय राज्य के या संरक्षक (प्रशासनिक 
स्थानीय पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के | /अराजपत्रित) 


वृत्त एवं वनमंडल 


8]7 


8i8 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2024 


कार्यालय) 


निवासियों के 
लिए 35 वर्ष) 


(2) 


(3) 


साथ किसी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यकम 
की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण | 


किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा 
एंट्री ऑपरेटर »प्रोग्रामिंग में एक 
वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण पत्र 


मान्यता प्राप्त मंडल /संस्था अथवा 
छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन 
परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं 
साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी 
अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 
की (key) डिप्रेशन प्रति घंटे की 
गति का प्रमाण पत्र (गति के लिए 
कौशल परीक्षा ली जायेगी)। 


क्षेत्रीय कार्यालय 

हेतु :- 

(॥) मुख्य वन संरक्षक 
(वृत्त कार्यालय) 

(2) वनमण्डलाधिकारी 
(वनमण्डल कार्यालय) 


शीघ्रलेखक-तीन 
(प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक कार्यालय 
वृत्त एवं वनमंडल 
कार्यालय) 


तदैव 


तदैव 


(४) 


(2) 


(3) 


किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 
(40+2) परीक्षा उत्तीर्ण 


या 
पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के 
साथ किसी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यकम 
की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण | 


किसी मान्यता प्राप्त मंडल» 
संस्था / शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) 
मुद्रलेखन परिषद से:- 


(क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के 
लिए- हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) 
प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा 
शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 400 शब्द 
प्रति मिनट की गति (गति के लिए 
कौशल परीक्षा ली जायेगी)। 

(aq) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के 
लिए- अंग्रेजी शीघ्रलेखन 
(शार्टहैंड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण 
तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 400 
शब्द प्रति मिनट की गति (गति के 
लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। 


(ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए 
ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में यथा 
विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी एवं 
अंग्रेजी शीघ्रलेखन  (शार्टहैंड) 
पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण (गति 
के लिए कौशल परीक्षा ली 
जायेगी)। 


किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा 
एन्ट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में एक 
वर्षीय डिप्लोमा £ प्रमाणपत्र तथा 
डाटा एंट्री की 40,000 की (key) 
डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति 
के लिए कौशल परीक्षा ली 
जायेगी) 


-तंदैव- 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2024 


88 () 


स्टेनो टायपिस्ट 
(प्रधाना मुख्य वन 
संरक्षक कार्यालय 
वृत्त एवं वनमंडल 
कार्यालय) 


तदैव 


तदैव 


(4) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 
(40+2) परीक्षा उत्तीर्ण 
या 


पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के 
साथ किसी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यकम 
की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण | 


(2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 60 
शब्द प्रति मिनट की गति (गति के 
लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। 


(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा 
एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में एक 
वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तथा 
मान्यता प्राप्त मंडल/ संस्था 
अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन 
मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से 
(कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम 
से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन 
में 5300 की (key) डिप्रेशन प्रति 
घंटे की गति का प्रमाणपत्र (गति 
के लिए कौशल परीक्षा ली 
जायेगी)। 


वन मुख्यालय हेतु :- 
अपर प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक (प्रशासनिक 
#/अराजपत्रित) 


सहायक प्रोग्रामर 
(प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक कार्यालय 
वृत्त एवं वनमंडल 
कार्यालय) 


तदैव 


तदैव 


प्रथम श्रेणी में बी.ई. /बी.टेक. /बी.एस. 
सी (इंजीनियरिंग) या कम से कम कुल 
60 प्रतिशत अंक अथवा समतुल्य श्रेणी | 

अथवा 
एम.सी.ए. / एम.सी.एम. / सूचना 
प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर या भौतिक 
शास्त्र /गणित/ arlene, 
ऑपरेशन... रिसर्च अर्थशास्त्र / 
कम्प्यूटर साइंस में प्रथम श्रेणी में एम. 
Va. /एम.ए. या स्नातक में कम से 
कम कुल 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य 
श्रेणी | 

अथवा 

बी.सी.ए. / बी.सी.एम. / सूचना 

प्रौद्योगिकी में स्नातक या भौतिक 
शास्त्र / गणित /सांख्यिकीय / ऑपरेशन 
रिसर्च » अर्थशास्त्र / बी.एस.सी. / बी.ए. 
कम्प्यूटर साइंस / कम्प्यूटर साइंस में 
स्नातकोत्तर की उपाधि या कम्प्यूटर 
एप्लीकेशन में प्रथम श्रेणी में पोस्ट 
ग्रेजुएट डिप्लोमा या कम से कम 60 
प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी। 


वन मुख्यालय हेतु :- 
अपर प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक (प्रशासनिक 
/अराजपत्रित) 


क्षेत्रीय कार्यालय हेतु:- 

(॥) मुख्य वन संरक्षक 
(वृत्त कार्यालय) 

(2) वनमण्डलाधिकारी 
(वनमण्डल कार्यालय) 


डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 
(प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक कार्यालय 
वृत्त एवं वनमंडल 
कार्यालय) 


तदैव 


तदैव 


(4) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 
(40+2) परीक्षा उत्तीर्ण 


या 

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के 
साथ किसी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यकम 
की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण 


या 
कक्षा 40 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण 


—ded—" 


88 (2) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2024 


तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 
त्रिवर्षीय डिप्लोमा | 


किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा 
एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में एक 
वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तथा 
मान्यता प्राप्त मंडल /संस्था अथवा 
छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन 
परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं 
साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं 
अंग्रेजी मुद्रलेखन में 8,000 की 
(key) डिप्रेशन प्रति घंटे की 
गति का प्रमाणपत्र (गति के लिए 
कौशल परीक्षा ली जायेगी)। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
शिखा राजपूत तिवारी, सचिव. 


Atal Nagar, the 23rd July 2024 


NOTIFICATION 


No. 0l-60/2008/0-l/F.— In exercise of the powers conferred by the proviso to 
Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the 
following further amendment in the Chhattisgarh Class-III (Clerical Cadre) Forest Service 


Recruitment Rules, 20l2, namely :- 


AMENDMENT 
In the said rules,- 
l. Sub-clause (f) of clause (I) of rule 8 shall be omitted. 
2. For rule 3, the following rule shall be substituted, namely:- 


“]3., Probation.- (l) Every person recruited directly to the service shall be appointed on 
probation for a period of 3 years. 


(2) Every person posted by promotion to the service shall be appointed in officiating 
capacity for a period of 2 years.” 


3. For Schedule-II, the following Schedule shall be substituted, namely:- 
“SCHEDULE-II 
(See rule 8) 

S.No. Name of Minimum | Maximum age Prescribed educational Appointing 
service /post age limit limit qualification Authority 

() (2) (3) (4) (S) (6) 
: Assistant Grade-lIIlI 8 years 30 years (35 () Passed (0+2) Examination For Forest 

years for local from any recognized Board, Headquarters:- 

(Principal Chief residents of the Additional 


Conservator of 
Forest Office Circle 
and Forest Division 

Office) 


State of 
Chhattisgarh) 


Passed old 
Secondary Examination 
with First year 
examination of Graduation 
Course from any 
recognized University. 


(2) One year  Diploma/ 
Certificate in Data Entry 


Higher 


Principal Chief 
Conservator of 
Forest 


(Administration / 


F 
() 


Non-Gazetted) 
or Field Office:- 
Chief 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2024 


88 (3) 


(3) 


Operator/ Programming 
from any recognized 
institute. 


Certificate of Hindi or 
English typing 5,000 (Key) 
depression per hour 
(through computer and 
software) from Recognized 


Board/ Institute or 
Chhattisgarh Stenography 
Typing Examination 


Council (efficiency test for 
speed shall be taken). 


Conservator of 
Forest (Circle 
Office) 


Divisional 
Forest Officer 
(Forest 


Division Office) 


Stenographer - III 


(Principal Chief 
Conservator of 
Forest Office Circle 
and Forest Division 
Office) 


| do- 


do- 


() 


(2) 


(b) 


(c) 


Passed (0+2) Examination 


from any recognized 
Board, 
OR 


Passed old Higher 
Secondary Examination 


with First year 
examination of Graduation 
Course from any 


recognized University. 


From any _ recognized 
Board/ Institute/ 
Stenography (Shorthand) 
Typing Council:- 
For Stenographer 
(Hindi)- Passed Hindi 
Stenography (Shorthand) 
Certificate Examination 
and l00 words per 
minute speed in 
Stenography (Shorthand) 
(efficiency test for speed 


shall be taken). 
For Stenographer 
(English)- Passed 


English Stenography 
(Shorthand) Certificate 
Examination and _ 00 
words per minute speed 
in Stenography 
(Shorthand) (efficiency 
test for speed shall be 
taken). 


For Bilingual 
Stenographer- Passed 
Certificate Course of 
Hindi and English 
Stenography (Shorthand) 
as specified in clause (a) 
and (b) above (efficiency 
test for speed shall be 
taken). 


..do... 


88 (4) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2024 


(3) One year Diploma/ 
Certificate in Data Entry 
Operator/ Programming 
from any recognized 
institute and speed of 
data entry 0,000 (Key) 
depression per hour 
(efficiency test for speed 
shall be taken). 


Steno Typist 


(Principal Chief 
Conservator of 
Forest Office Circle 
and Forest Division 
Office) 


ह do- 


; do- 


(l)Passed (0+2) Examination 
from any recognized 
Board, 


OR 
Passed old Higher 
Secondary Examination 
with First year 
examination of Graduation 
Course from any 
recognized University. 


(2) 60 words per minute Speed 
in Hindi Stenography 
(Shorthand) (efficiency 
test for speed shall be 
taken). 


(3) One year Diploma / 
Certificate in Data Entry 
Operator/ Programming 
from any recognized 
institute and certificate of 
Hindi or English typing 
5,000 (Key) depression per 
hour (through computer 
and software) from 
Recognized Board/ 
Institute or Chhattisgarh 
Stenography Typing 
Examination Council 
(efficiency test for speed 
shall be taken). 


For Forest 
Headquarters:- 
Additional 
Principal Chief 
Conservator of 
Forest 
(Administration/ 
Non-Gazetted) 


Assistant 
Programmer 


(Principal Chief 
Conservator of 
Forest Office Circle 
and Forest Division 
Office) 


पु do- 


- do- 


B.E/B.Tech./B.Sc 
(Engineering) in first 
division or at least 60 


percent marks or 
equivalent grade. 
OR 


Post Graduate in M.C.A/ 
M.C.M./Information 
Technology or Physics/ 
Mathematics/ Statistics / 
Operation Research / 
Economics/ M.Sc. in 
Computer Science/M.A. 
in first division or at least 
60 percent marks or 
equivalent grade. 


For Forest 
Headquarters:- 
Additional 
Principal Chief 
Conservator of 
Forest 
(Administration/ 
Non-Gazetted) 


For Field Office: - 


(l) Chief 
Conservator of 
Forest (Circle 
Office) 


(2) Divisional 
Forest Officer 
(Forest 
Division Office) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2024 88 (5) 


OR 
Graduate in B.C.A/ 
B.C.M./ Information 
Technology or Post 
Graduate Degree in 
Physics/ 
Mathematics/ Statistics / 
Operation Research/ 
Economics /B.Sc./B.A. 
Computer Science 
/Computer Science or 
Post Graduate Diploma in 
first division in Computer 
Application or at least 60 
percent marks or 
equivalent grade. 


Data Entry ह ; (l) Passed (0+2) Examination हि dO...” 

Operator from any recognized 

(Principal Chief Boas OR 
F ee Passed old Higher 
F ae Office Circle Secondary Examination 
and Forest Division ait First year 
Office) examination of 
Graduation Course from 
any recognized 

University, 

OR 


Passed l0th Examination 
and 3 year diploma from 
any recognized institute. 


(2) One year Diploma/ 
Certificate in Data 
Entry Operator / 
Programming from any 
recognized institute 
and certificate of Hindi 
and English _ typing 
8,000 (Key) depression per 
hour (through computer and 
software) from Recognized 


Board/ Institute or 
Chhattisgarh Stenography 
Typing Examination 


Council (efficiency test for 
speed shall be taken). 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
SHIKHA RAJPUT TIWARI, Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024. 


